निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


उक्त 


26 आश्विन 1939 ( श ) 
संख्या 42 पटना, बुधवार , 

18 अक्तूबर 2017 ( ई ० ) 

विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-16 

विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार -राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 17-17 

भाग - 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम, भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 

18-21 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग - 4 - बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

22-25 


, 


, 


2 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


भाग -1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत 


नियुक्ति , पदस्थापन , 


बदली, 


सूचनाएं 


कला संस्कृति एवं युवा विभाग 


2 . 


अधिसूचना 
5 अक्तूबर 2017 

बिहार कला पुरस्कार 
सं 0 2 / च.1-01 / 2014-592 - सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार , पटना द्वारा 
वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु चाक्षुष एवं प्रदर्श कला की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान देनेवाले निम्नांकित कलाकारों को 
बिहार कला पुरस्कार एवं सम्मान के लिए चयनित किया जाता है: 
( क ) चाक्षुष कला के क्षेत्र में 
क्र ० पुरस्कार का नाम 

वर्ग 

चयनित कलाकार का नाम 
1 . राधा मोहन पुरस्कार ( समकालीन आर्ट स्थापित श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, 
फोटोग्राफी कला) 

पिता - स्व 0 राम पुकार सिंह, रेन्टल फ्लैट नं0-44 , 
पंचशिव मंदिर, कंकड़बाग , कॉलोनी, पटना-20 , 
मो 0 सं0-9835416482 

Email.-singhbirendra0005@gmail.com 
नवोदित श्री अमृत प्रकाश , 

पिता - श्री ओम प्रकाश साह, पो 0 - बी 0 पी 0 कॉलेज, 
शेखर किराना स्टोर, पटना -800014 , 
मो0-9199985256, 

Email-amrit5188@gmail.com 
कुमुद शर्मा पुरस्कार - समकालीन कला स्थापित संजु दास , 
के क्षेत्र में ( महिला कलाकार) 

द्वारा श्री श्याम शंकर, दक्षिण कॉलोनी, अनिसाबाद, 
पो ० - अनिसाबाद , बेऊर, पटना, मो0-9811712309 , 

Email-rawindra_sanju@yahoo.com 
नवोदित निम्मी सिन्हा, 

पिता - श्री मधुसुदन प्रसाद लाल, हफला दीवानगंज , 
जिला - कटिहार, बिहार -854103 मो0-9102276346 

Email.-nimmi.india@gmail.com 
सीता देवी पुरस्कार ( लोक कला) 

स्थापित श्री रविन्द्र नाथ गौड़ , 

पिता - श्री राम मंगल गौड़, ग्राम + पो 0 - पत्थरकट्टी, 
थाना - महकार, जिला - गया, बिहार , पिन -823311, 
मो 0 सं0-9661196944 , 9308333781 

Email.-rabindranathgour1@gmail.com 
नवोदित सुश्री ममता भारती, 

पिता - शंकर प्रसाद जयसवाल , 
फ्लैट सं0-501, सुदामा मुनी कॉम्पलेक्स , नियर आर. 
पी.एस. मोड़ , नियर आर्य समाज मंदिर (दानापुर ), 
पटना -801503, मो 0 सं0-9006621703, 95004870075 

Email.-lifeorcolors@gmail.com 
4 . दिनकर पुरस्कार (चाक्षुष कला लेखन) स्थापित श्री ज्योतिषचन्द्र शर्मा, 

मो ० - नसरत 

खानी, पो ० - चंपानगर, भागलपुर , 
पिन -812004, मो 0 सं0-9939251592 
नवोदित श्री सुनील कुमार, 

द्वारा - मानिक चन्द्रा, कुम्हार गली, अपोजिट गेट 
नं0-74, कुर्जी, पटना -800010, 

मो 0 सं0-9818018999 
Email.-sunilakumar@outlook.com 


3 . 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


3 


( ख ) प्रर्दश कला के क्षेत्र में 
1 . पं 0 रामचतुर 

मल्लिक 
गायन ) 


पुरस्कार ( शास्त्रीय 


स्थापित 


नवोदित 


2. 


भिखारी ठाकुर पुरस्कार (रंगमंच ) 


स्थापित 


नवोदित 


3. 


स्थापित 


विन्ध्यवासिनी देवी 

देवी पुरस्कार ( लोक 
गायन ) 


नवोदित 


4 . 


स्थापित 


रामेश्वर सिंह कश्यप पुरस्कार (प्रदर्श 
कला लेखन ) 


डॉ ० रेखा दास , 
आसावरी, फ्लैट नं0-102, एन0-9, प्रोफेसर्स कॉलोनी, 
कंकड़बाग, पटना -20 , 

मो0-0612 

2358023 , 
9835633348 
श्री संतोष 

कुमार, 
मो 0+ पो 0 - अनिसाबाद , थाना - गर्दनीबाग , जिला 
पटना, मो 0 सं0-9931606700 
श्री मिथिलेश राय, 
पिता - स्व ० नंदलाल रॉय, वर्द्धमान हाता, खादी ग्राम 
उद्योग के पास , टैक्सी स्टैण्ड, पूर्णिया , 
बिहार -854301, मो0-8409686499, 8709628553 
Email.-mithileshroynsd@gmail.com 
श्री बुल्लू कुमार, 
पिता - श्री राजेन्द्र सिंह, हरि भवन , पार्क रोड , 
कदमकुआँ, पटना -03 , मो 0 सं0–9955886555 , 
Email.- buloo@gmail.com 
श्री सत्येन्द्र कुमार ( संगीत) 
जे 0 61 , पी 0 सी 0 कॉलोनी, कंकड़बाग , पटना -20 , 
मो0-9835291817 , 9386345501, 9431296043 
Email. 
satyendrakumarsangeet@gmail.com 
श्वेत प्रीति , 
जे0-185 , पी 0 सी 0 कॉलोनी, कंकड़बाग , पटना, 
मो0-9835070139, 8521473331 
Email.-shwetprity8@gmail.com 
उदय कुमार , 
चाणक्यपुरी कॉलनी, गाड़ीखाना, खगौल, पटना । 
मो 0 सं0-9835469291 
श्री राजन कुमार सिंह, 
ग्राम + पो ० - गम्हरिया , थाना - मेजरगंज, जिला 
सितामढ़ी, पिन -843315, मो0-9431001929 
Email.-rksingh21987@gmail.com 
डॉ ० विश्वनाथ शरण सिंह (शिवजी सिंह ) 
जवाहर कॉलोनी, रोड नं0-01, पोस्टल पार्क, 
पटना-800001, मो0-9386743364 , 9835254841, 
Email.-shivji6@gmail.com 
मो ० सलीम , 
पिता - मो 0 सरफूद्दीन, दरगाह शाह आरजाँ बाड़ादरी, 
नियर करबला, पटना -6, मो- 8651726609, Email 
salimim701@gmail.com 
अंजुला कुमारी, 
द्वारा - नटराज कला मंदिर, 98 एम.आई.जी. अपोजिट 
हनुमान नगर, कंकड़बाग , पटना -20 , 
मो0-9308113466 , 
Email.- anjulankm@gmail.com 
यामिनी, 
पिता - श्री हरीश चन्द्र शर्मा, एल.आई.जी. 1/1, हनुमान 
नगर , कंकड़बाग, पटना -20, मो0-9835005666 , 
9472267550 
डॉ ० शारदा सिन्हा, पटना -9835046462 
श्री परेश मैटी -9811752800 


नवोदित 


5 . 


विस्मिल्लाह खां पुरस्कार (वाद्य वादन ) 


स्थापित 


नवोदित 


6 . 


स्थापित 


अम्बपाली पुरस्कार ( शास्त्रीय नृत्य / 
लोकनृत्य ) 


नवोदित 


( ग) प्रदर्श कला के लिए ( राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान 
( घ ) चाक्षुष कला के लिए ( राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान 


4 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


प्रदर्श कला 


- 


( ड ) लाईफ टाईम एचीवमेंट पुरस्कार 

श्री किरण कांत वर्मा-9934604362 
चाक्षुष कला 

प्रो ० श्याम शर्मा-9931723528 
2. चयनित कलाकार को पुरस्कार के रूप में सम्मान राशि के साथ स्मृति चिन्ह, मोमेंटों, प्रमाण पत्र, अंगवस्त्र आदि 
प्रदान किये जायेंगे । वरिष्ठ एवं युवा पुरस्कार के लिए राशि क्रमशः र 51,000 / -(एकावन हजार), र 25,000 / -(पच्चीस 
हजार) रूपये निर्धारित है तथा सभी सम्मानों हेतु सम्मान राशि प्रति कलाकार र 1,00,000 / - (एक लाख) रूपये हैं । 
3. उक्त पर विभागीय प्रधान सचिव एवं माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राज कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

9 अक्तूबर 2017 
सं0 6 / प्रो०-06-03- / 2017-3667 / वा ० कर — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या -1800 
दिनांक 09.06.2011 द्वारा बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि वेतनमान रूपये 15600-39100 ग्रेड पे 
7600 / -से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700 में प्रोन्नति हेतु 05 वर्षों की 
कालावधि निर्धारित है । उक्त संकल्प की कंडिका 3(V ) के आलोक में बिहार वित्त सेवा के निम्नाकिंत वाणिज्य कर उपायुक्त 
कोटि के पदाधिकारियों को वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि 05 वर्षों में से उनके नाम 
के सामने कॉलम VI में अंकित अवधि को क्षांत किया जाता है: 
क्र ० सं ० वा ० कर उपायुक्त कोटि के प्रथम 

वा ० कर 

वा ० कर उपायुक्त क्षांत की जाने की अवधि 
पदाधिकारी का नाम 

नियुक्ति की सहायक आयुक्त कोटि के पद पर 
तिथि 

कोटि में प्रोन्नति प्रोन्नति की तिथि 

की तिथि 
। 

III IV V 

VI 
श्री कुमार आनन्द प्रकाश 13.05.92 05.05.08 

03.12.13 

1 वर्ष 2 माह 11 दिन 
2 श्री मनोज कुमार वर्मा 13.05.92 05.05.08 

03.12.13 

1 वर्ष 2 माह 11 दिन 
3 श्री बृज किशोर सिंह 
21.05.92 05.05.08 

03.12.13 

1 वर्ष 2 माह 11 दिन 
4 श्री मृणाल कुमार 

13.05.92 11.12.10 

03.12.13 

1 वर्ष 2 माह 11 दिन 
श्री शरत चन्द्र 13.05.92 05.05.08 

03.12.13 

1 वर्ष 2 माह 11 दिन 
6 श्री आनन्द कुमार बेरोलिया 13.05.92 05.05.08 

03.12.13 

1 वर्ष 2 माह 11 दिन 
7 श्री पंकज कुमार सिन्हा 25.05.92 05.05.08 

03.12.13 

1 वर्ष 2 माह 11 दिन 
8 श्री विनोद कुमार सिंह 13.05.92 05.05.08 

03.12.13 

1 वर्ष 2 माह 11 दिन 
9 श्री संदीप कुमार सिंह 13.05.92 05.05.08 

03.12.13 

1 वर्ष 2 माह 11 दिन 


- 


1 


5 


2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


उच्च 


पटना 


10 अक्तूबर 2017 
सं ० 6 / वि 0 वि 0 से 0 क0-06-506 / 86-3713 - माननीय 

न्यायालय , 

द्वारा 
सी 0 डब्लु 0 जे 0 सी 0 संख्या -12518 / 1992 सूर्यदेव प्रसाद तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या -7029 / 2009 में दिनांक 28.04.2017 को 
पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार वित्त सेवा के सेवानिवृत्त वाणिज्य कर अपर आयुक्त श्री 
सूर्यदेव प्रसाद तिवारी को लोक उद्यम ब्यूरो, बिहार, पटना में विषेष कार्य पदाधिकारी के पद पर 
दिनांक 01.09.1990 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.1991 तक की पदस्थापन अवधि हेतु 
वेतनमान् रू0-5900-6700 में वेतनादि एवं तदनुसार सेवान्त लाभों की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम , उप - सचिव । 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


5 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


1 


4 


1 


अधिसूचना 

9 अक्तूबर 2017 
सं 0 के / कारा / रा 0 प0-06 / 2009-5777 — वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या -4685 दिनांक 25.06.2003, संकल्प 
ज्ञापांक -7566 दिनांक 14.07.2010, पत्रांक -10936 दिनांक 27.11.2014 एवं समय - समय पर निर्गत अन्य संकल्पों / प्रावधानों के 
तहत् दिनांक 11.08.2017 को हुई विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार कारा सेवा के निम्नांकित 
पदाधिकारियों को " बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं बिहार राज्य 
कर्मचारी सेवा शर्त " रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 " के प्रावधानों के अनुसार यथा अनुमान्य प्रथम / 
द्वितीय ए 0 सी 0 पी 0 तथा प्रथम / द्वितीय / तृतीय एम0 ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति उनके नाम के सामने स्तम्भ -03 में अंकित तिथि 
तथा स्तम्भ -04 में अंकित वेतनमान में प्रदान की जाती है : 
क्र ० अधीक्षक का नाम ए ० सी ० पी ० / एम ० ए ० सी ० पी ० की देय तिथि 

वेतनमान 
2 

3 
श्री घनश्याम राम प्रथम ए 0 सी 0 पी0-21.02.2002 

वेतनमान - 8000-13500 ( अपुनरीक्षित) 
( सेवानिवृत्त ) द्वितीय एम 0 ए 0 सी 0 पी0-21.02.2012 

पी 0 बी0-3 ग्रेड पे 6600 
2 श्री उमेश प्रसाद सिंह प्रथम ए 0 सी 0 पी0-09.08.1999 

वेतनमान -8000-13500 ( अपुनरीक्षित ) 
( सेवानिवृत ) द्वितीय एम 0 ए 0 सी 0 पी0-01.07.2014 

पी 0 बी0-3 ग्रेड पे 6600 
श्री रमेश चन्द्र जायसवाल प्रथम ए 0 सी 0 पी0-09.08.1999 

वेतनमान - 8000-13500 ( अपुनरीक्षित) 
( सेवानिवृत्त ) 
4 श्री मनोज कुमार चौधरी तृतीय एम0 ए0 सी 0 पी0-19.06.2012 

पी 0 बी0-2 ग्रेड पे 5400 
( सवानिवृत ) 
श्री चन्द्र शेखर मिश्र तृतीय एम 0 ए 0 सी 0 पी0-07.08.2004 

पी 0 बी0-2 ग्रेड पे 5400 
( सेवानिवृत्त ) 
श्री भोलानाथ सिंह प्रथम ए 0 सी 0 पी0-09.08.1999 

वेतनमान -5500-9000 ( अपुनरीक्षित ) 
अधीक्षक , द्वितीय ए 0 सी 0 पी0-05.12.2007 

वेतनमान - 6500-10500 ( अपुनरीक्षित ) 
मंडल कारा, औरंगाबाद तृतीय एम0 ए0 सी 0 पी0-05.12.2013 

पी 0 बी0-2 ग्रेड पे 5400 


3 


5 


co 


2. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित 
पदाधिकारी को प्रदत्त ए0 सी 0 पी 0 / एम0 ए 0 सी 0 पी 0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जाएगा तथा 
उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्रशासन) । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

25 सितम्बर 2017 
सं 0 बि व0 से0 स्था 0 02 / 2014-3182 / प 0 व 0 - श्री शशि भूषण झा , वनों के क्षेत्र पदाधिकारी , लालगंज वन प्रक्षेत्र, 
वैशाली वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - नालंदा वन प्रमंडल , राजगीर में 
सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 बि ० व० से 0 स्था 0 02 / 2014-3183 / प० व० श्री विधापति सिन्हा, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी , सहरसा वन प्रक्षेत्र, 
सहरसा वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - गया वन प्रमंडल में सहायक वन 
संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री सिन्हा, उप निदेशक - सह - सहायक वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, गया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं0 बि 0 व 0 से0 स्था 0 02 / 2014-3184 / प0 व0 — श्री सुनील कुमार शरण, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पटना पश्चिमी 
वन प्रक्षेत्र, वन प्रमंडल, पटना को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - पूर्णिया वन प्रमंडल में 
सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 बिव0 से 0 स्था 0 02 / 2014-3185 / प0 व0- श्री ब्रज किशोर, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बारसोई वन प्रक्षेत्र, 
पूर्णिया वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - कैमूर वन प्रमंडल , भभुआ में सहायक 
वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


6 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


सं 0 बि 0 व0 से 0 स्था 0 02 / 2014-3186 / प 0 व0- श्री भारत भूषण पाल, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मसोढी वन प्रक्षेत्र , 
पटना वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - सारण वन प्रमंडल, छपरा में सहायक 
वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित करते हुए कार्यालय - वैशाली वन प्रमंडल में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

सं 0 बि ० व ० से0 स्था 0 02 / 2014-3187 / प0 वo- श्री राम नरेश झा , वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, फारबिसगंज वन प्रक्षेत्र, 
अररिया वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - बॉका वन प्रमंडल में सहायक वन 
संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 बि व0 से0 स्था 0 02 / 2014-3188 / प0व श्री विमल कुमार, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, कौआकोल वन प्रक्षेत्र, 
नवादा वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - औरंगाबाद वन प्रमंडल में सहायक वन 
संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 बि 0 व 0 से 0 स्था 0 02 / 2014-3189 / प ० व० – श्री अवधेश कुमार, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दानापुर वन प्रक्षेत्र, 
पटना वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल , 
पटना में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 बि ० व ० से 0 स्था 0 02 / 2014-3190 / प ० व० श्री अम्बिका शरण सिन्हा, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, खगड़िया वन 
प्रक्षेत्र, बेगुसराय वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - मुंगेर वन प्रमंडल में सहायक 
वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 बि ० व० से 0 स्था 0 02 / 2014-3191 / प 0 व0 - मो 0 जुनैद अली, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, कटोरिया वन प्रक्षेत्र, 
बॉका वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - अररिया वन प्रमंडल में सहायक वन 
संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 बि 0 व0 से0 स्था 0 02 / 2014-3192 / प० व० — श्री नरेश प्रसाद , वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वन कार्य नियोजना 
प्रक्षेत्र, कार्य योजना प्रमंडल, पटना को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - जमुई वन प्रमंडल में 
सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 बि ० व० से0 स्था 0 02 / 2014-3193 / प० व ० - श्री शशि भूषण प्रसाद, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, भभुआ वन प्रक्षेत्र, 
कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - नवादा वन प्रमंडल में सहायक 
वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 बि 0 व0 से0 स्था 0 02 / 2014-3194 / प0 वo— श्री रमेन्द्र कुमार सिन्हा , वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वाल्मीकि नगर 
वन प्रक्षेत्र , वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल -2 बेतिया को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप 
कार्यालय वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल -2 बेतिया में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 बि 0व 0 से0 स्था 0 02 / 2014-3195 / प0 व0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह , वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, हिलसा वन 
प्रक्षेत्र, नालंदा वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना 
प्रमंडल -1 बेतिया में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 बि ० व ० से0 स्था 0 02 / 2014-3196 / प० व० — श्री गोपाल झा , वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बिहारशरीफ वन प्रक्षेत्र, 
नालंदा वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - रोहतास वन प्रमंडल , सासाराम में 
सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 बि 0 व 0 से 0 स्था 0 02 / 2014-3197 / प ० व० श्री अनिल कुमार झा , वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, उड़नदस्ता प्रक्षेत्र 
गया अंचल, गया को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय भोजपुर वन प्रमंडल , आरा में सहायक 
वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 बि ०व 0 से0 स्था 0 02 / 2014-3198 / प० व० – श्री सुबोध कुमार गुप्ता, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, विशेष प्रक्षेत्र, 
पटना वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - पटना वन प्रमंडल में सहायक वन 
संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 बि 0 व 0 से 0 स्था 0 02 / 2014-3199 / प0 व0— श्री रविन्द्र कुमार रवि , वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बेतिया वन प्रक्षेत्र, 
बेतिया वन प्रमंडल को सहायक वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप कार्यालय - बेगुसराय वन प्रमंडल में सहायक वन 
संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार चौधरी, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


7 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


सं 0 वन / पर्या -08 / 2012-842 ( ई ० ) / प ० व ० 


पटना 15, दिनांक 10/10/2017 


सेवा में , 


महालेखाकार, 
बिहार, पटना । 


विषय : 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के अधीन गठित परियोजना निर्माण एवं अनुश्रवण इकाई 
(PPMU) का वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के लिए अवधि विस्तारित करते हुए कुल रूपये 29. 
04 लाख ( उन्तीस लाख चार हजार रूपये मात्र) अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल बारह 
पदों का अवधि विस्तार एवं तकनीकि पदाधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की स्वीकृति । 


2 . 


आदेश : 

स्वीकृत । 

बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप वित्तीय वर्ष 2017-2022 तक के लिए विस्तृत कार्यक्रम के निर्माण हेतु 
लिये गये निर्णयानुसार, पर्यावरण एवं वन विभाग की सहभागिता से कृषि रोड मैप वित्तीय वर्ष 2017-2022 हेतु तैयार की जा 
रही योजना तथा विभाग के अन्तर्गत वृहत पैमाने पर एतद् संबंधित संचालित योजनाओं के क्रम में वन भूमि तथा निजी भूमि 
पर वृक्षारोपण कार्य में की गयी वृद्धि एवं वर्ष 2022 तक इसमें और वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से पूर्व गठित PPMU 
( 2012-13 ) में कुल सृजित 42 पदों के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 से संविदा आधारित नियुक्त विभिन्न कर्मियों द्वारा कराये 
गये कार्यों के आलोक में उक्त सृजित पदों में से वित्तीय मित्तव्यता के दृष्टिपथ में आवश्यकता आधारित विभिन्न कोटि के 
निम्नवत् कुल 12 पदों का पदवार अंकित मासिक एवं वार्षिक व्यय के रूप में यह स्वीकृति दी जा रही है । 

पदों की मासिक 

मासिक व्यय 

वार्षिक व्यय 
संख्या वेतन 

( 3X4 ) 


क्र . 


पदनाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


2 


3 


परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी 
कार्यक्रम प्रबंधक 
तकनीकी पदाधिकारी - वानिकी 
तकनीकी पदाधिकारी - कृषि वानिकी 
तकनीकी पदाधिकारी पर्यावरण 


3 
2 


40000 
30000 
20000 
20000 
20000 


40000 
30000 
60000 
40000 
20000 


480000 
360000 
720000 
480000 
240000 


4 


5 


6 


तकनीकी समन्वयक 


20000 


20000 


240000 


7 


आशुलिपिक 


1 


12000 


12000 


144000 


8 


कम्प्यूटर ऑपरेटर 


3 . 


2 10000 

20000 240000 
रूपये 10000 / - अथवा बेल्ट्रॉन के माध्यम से 
कार्यरत कर्मी को बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित दर पर 
मानदेय दिया जायेगा । 
कुल 12 

242000 2904000 

कुल वार्षिक व्यय ( उन्तीस लाख चार हजार रूपये मात्र ) 
सुयोग्य तकनीकि पदाधिकारियों की उपलब्धता एवं कार्य संचालन सुलभ हो सके इस उद्देश्य से 
कंडिका -2 में 07 तकनीकि पदों के लिए पूर्व से निर्धारित अलग - अलग शैक्षणिक योग्यता को संशोधित करते हुए उन पदों के 
लिए एक समान निम्नवत् शैक्षणिक योग्यता होगी : 
पदनाम अवधि विस्तारित पदों की 

संशोधित शैक्षणिक योग्यता 

संख्या 
तकनीकी पदाधिकारी - वानिकी 

वानिकी में स्नातक अथवा कृषि वानिकी में 

विशिष्टता अथवा पर्यावरणीय विज्ञान में 
तकनीकी पदाधिकारी - कृषि वानिकी 
तकनीकी पदाधिकारी पर्यावरण 
तकनीकी समन्वयक 

अवधि विस्तारित कुल 12 पदों पर नियुक्त किये जाने संबंधी नियुक्ति प्रक्रिया एवं अन्य सेवा शर्तेविभागीय 
संकल्प ज्ञापांक -364 ( ई०) दिनांक -28.06.2012 एवं 243 (ई०) दिनांक 28.05.2014 के अनुरूप ही रहेगी तथा इन अवधि 


क्र . 


1 


3 


2 


2 


स्नातक 


3 


1 

1 


4 


4 . 


8 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


5 . 


उप 


शीर्ष -0101 , 


नहर 


विस्तारित कुल 12 पदों में से किसी पद पर पूर्व से कार्यरत कर्मियों / पदाधिकारियों की नवीकरण की स्थिति में उनके 
वेतनादि का निर्धारण भी उक्त संकल्प में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी । परन्तु वर्णित सात तकनीकी पदों पर नियुक्ति 
हेतु कंडिका -3 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ( संशोधित ) मानी जायेगी । 

निधि का स्रोत : - यह व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2406 – वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य 
शीर्ष - 01 - वानिकी, लघु शीर्ष - 800 - अन्य व्यय, 

मांग संख्या-19 , 

तट फार्म , विपत्र 
कोड- P2406018000101 में उपबंधित राशि से किया जाएगा । 

प्रस्ताव में दिनाक -19.09.2017 की बैठक के मद संख्या -9 के रूप में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति (कार्यवाही 
का अवतरण संचिका के पृ०-81 / प ०) प्राप्त है । 

प्रारूप में संचिका के पृ०-83 / प ० पर दिनांक -05.10.2017 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति 
प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश झा , संयुक्त सचिव । 


6 . 


7 . 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

11 अक्तूबर 2017 
सं 0 ई2-2-061 / 2010-50 — बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री पवन कुमार पासवान, 
अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान सदर अनुमंडल , सिवान को पत्नी के ईलाज हेतु दिनांक 20.12.2013 से दिनांक 10.01.2014 तक कुल 22 (बाईस) 
दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव । 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन , पटना 


अधिसूचना 

13 अक्तूबर 2017 
सं 0 नि ० वि ० परि०-02 / 16 भा ० प्र ० से०–4227 - अनु ० जाति एवं अनु ० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार , पटना के 
पत्रांक -5 / निदे० (निगरानी) 195-01 / 2017-2069 दिनांक 17.08.2017 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में राज्य के बाहर 
विभिन्न तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत अनु० जाति एवं अनु ० जनजाति के छात्र - छात्राओं को वर्ष 2013-14 एवं इसके पूर्व 
के वर्षों में भारी अनियमितताओं में संलिप्त दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नगर थाना, नवादा में दर्ज प्राथमिकी संख्या -नगर थाना 
कांड संख्या -786 / 15 दिनांक 19.12.2015 का अनुसंधान जो सम्प्रति आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किया जा रहा है, का 
अनुसंधान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो , पटना से कराने का आदेश संसूचित किया गया है । 

अतः तत्काल प्रभाव से नवादा नगर थाना कांड संख्या -786 / 15 दिनांक 19.12.2015 का अधिग्रहण एवं अनुवर्ती 
अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश चन्द्र विश्वास , अपर सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

19 सितम्बर 2017 
सं 0 1 / अ0-1018 / 2014 ( खंड -1) -सा0 प्र0-12156 — श्री अनुपम कुमार सुमन , आई आर एस ( 2004), संयुक्त सचिव, 
मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को दिनांक 22.08.2017 से 24.09.2017 तक कुल 34 ( चौंतीस) दिनों के उपार्जित 
अवकाश (दिनांक 11.09.2017 से 24.09.2017 तक की अवधि में विदेश -लंदन की यात्रा हेतु एक्स - इंडिया लीव के साथ) की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


9 


क्र 


1 


18 सितम्बर 2017 
सं 0 1 / अनि0 प्र0-1007 / 2014 - सा 0 प्र0-12092 — विभागीय पत्राांक -11432 दिनांक 04.09.2017 द्वारा श्री आमिर 
सुबहानी, भा 0 प्र0 से0(87), प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन 
विभाग / प्रधान सचिव, जन शिकायत , सामान्य प्रशासन विभाग / मिशन निदेशक , बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, 
पटना / प्रधान सचिव , मद्य निषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग / प्रधान सचिव , अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) को दिनांक 25 . 
09.2017 से 13.10.2017 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आयोजित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन 
प्रशिक्षण चरण- V में भाग लेने की अनुमति संसूचित है । 

2. प्रशिक्षण की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि हेतु श्री सुबहानी द्वारा धारित पद / अतिरिक्त प्रभारों के लिए वैकल्पिक 
व्यवस्था निम्नवत् की जाती है: 
वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी का नाम, बैच एवं उनके द्वारा प्रासंगिक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 
वर्तमान में धारित पद / प्रभार 

प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार 
श्री के 0 के 0 पाठक, भा 0 प्र 0 से0 (90 ), प्रधान सचिव - सह - खान आयुक्त , खान एवं प्रधान सचिव, मद्य निषेध , उत्पाद एवं 
भूतत्व विभाग , बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, निबंधन विभाग , बिहार, पटना 
बिहार, पटना / अपर विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, 
पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड , 

पटना / निदेशक , खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना ) 
2 श्री चंचल कुमार , भा 0 प्र 0 से 0(92), मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 

सचिवालय, बिहार, पटना( अतिरिक्त प्रभार –प्रधान सचिव, भवन निर्माण बिहार, पटना / प्रधान सचिव, गृह 
भाग, बिहार , पटना) 

विभाग, बिहार, पटना 
श्री अतीश चन्द्रा, भा 0 प्र 0 से0(94 ),मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय , सचिव, जन शिकायत , सामान्य 
बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार -मिशन 

निदेशक , 

बिहार विकास प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / मिशन 
मिशन / सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,बिहार, पटना) 

निदेशक , बिहार प्रशासनिक सुधार 

मिशन सोसायटी, पटना 
श्री प्रेम सिंह मीणा, भा 0प्र0 से0(2000), सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित सचिव , अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , 
जनजाति कल्याण विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार – सचिव, पिछड़ा वर्ग 

बिहार, पटना 
एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( हरू ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


3 


4 


06.01. 


15 सितम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-415 / 2006 - सा 0 प्र0-11999 — श्री सतीश सिंह ठाकुर, भा 0प्र 0 से0( सेवा निवृत्त ),( जन्म तिथि 
1945) को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार , पटना के संकल्प संख्या -860 दिनांक 18.05.2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ( अब सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार की अधिसूचना संख्या -10771 दिनांक 23.10.2006 
द्वारा संविदा के आधार पर मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था । विभागीय 
अधिसूचना संख्या -13333 दिनांक 29.09.2016 द्वारा श्री ठाकुर की सेवा दिनांक 20.10.2016 के उपरान्त 1 (एक ) वर्ष के लिए 
अर्थात् दिनांक 20.10.2017 तक विस्तारित हुई है । 

2. 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान को शिथिल करते हुए श्री सतीश सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव, बिहार 
के विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्रिीमंडल सचिवालय, बिहार , पटना की प्रासंगिक सेवा को दिनांक 20.10.2017 के उपरान्त 
दिनांक 21.10.2017 से 31.03.2018 तक पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तारित की जाती है । 

श्री ठाकुर 

की स्थापना मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार, पटना के अधीन रहेंगी । 
4. प्रासंगिक संदर्भ की सेवा शर्ते भी पूर्ववत् रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


15 सितम्बर 2017 
सं0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-11982 — श्री के 0 के 0 पाठक , भा 0 प्र 0 से 0(90), प्रधान सचिव - सह - खान आयुक्त, 
खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - अपर सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना / अपर विभागीय जॉच 
आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना) अगले आदेश तक 
निदेशक , खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार , पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


10 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


15 सितम्बर 2017 
सं0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-11974 श्री अमिताभ वर्मा, भा 0 प्र0 से0(82 ), ( केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के 
उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) को अगले आदेश तक मुख्य परामर्शी, बिहार 
राज्य योजना पर्षद् के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-11975 श्री सुनिल कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से0(83), ( केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी 
के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त, 
बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-11976 — श्री एच0 आर0 श्रीनिवास , भा 0प्र 0 से0( 96), सचिव, संसाधन, वित्त विभाग , 
बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार , पटना) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, 
तिरहुत प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री एच 0 आर0 श्रीनिवास अगले आदेश तक आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल , दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0प्र0-11977 – श्रीमती अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, भा 0 प्र 0 से0( 2006), अपर सचिव, सामान्य 
प्रशासन विभाग , बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0प्र0-11978 — श्री मो 0 सलीम, भा 0 प्र0 से0(2006 ), संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता 
संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, राजस्व पर्षद् , बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0प्र0-11979 — श्री मनोज कुमार सिंह, भा 0प्र 0 से0( 2009), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, जहानाबाद ( अतिरिक्त प्रभार – बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी0-1001 / 2016 – सा 0 प्र0-11980 — श्री आलोक रंजन घोष, भा 0 प्र0 से0( 2011), समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी, अरवल (अतिरिक्त प्रभार – बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता 
एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974 ) की 
धारा-20 के तहत उन्हें जहानाबाद जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री आलोक रंजन घोष अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 – सा 0 प्र0-11981- श्री सतीश कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से0(2008), अपर सचिव, खान एवं भूतत्व 
विभाग( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक , खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार , पटना) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974 ) की 
धारा -20 के तहत उन्हें अरवल जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 
2. श्री सतीश कुमार सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


15 सितम्बर 2017 
सं0 1 / पी0-1001 / 2016 - सा 0 प्र0-11973 श्री आर0 के 0 खण्डेलवाल , भा 0प्र 0 से0 ( बी एच : 89), आयुक्त , दरभंगा 
प्रमण्डल, दरभंगा ( अतिरिक्त प्रभार - तिरहुत प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति ( संयुक्त सचिव, खाद्य एवं 
सार्वजनिक वितरण विभाग ) हेतु वर्तमान धारित पद / प्रभार को त्यागने की तिथि से विरमित किया जाता है 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


10 सितम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2)–सा0 प्र0-11660 श्री आनन्द शर्मा, भा 0प्र 0 से0(2013 ), अनुमंडल पदाधिकारी , 
मसौढ़ी, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी , पटना सदर , पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

2. श्री आनन्द शर्मा, भा 0 प्र0 से0 (2013) को अनुमंडल पदाधिकारी , पटना सदर, पटना का पद धारण किये जाने की 
तिथि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट -2, 1974 ) की धारा -20 के अन्तर्गत पटना सदर अनुमंडल के लिए कार्यपालक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । साथ ही , उन्हें पटना जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट -2, 1974) की 
धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


11 


6 सितम्बर 2017 
सं0 1 / पी0-1001 / 2016( खण्ड -2) –सा0प्र0-11525 — श्री ( मो 0) एस 0 आई0 फैसल भा 0 रा 0 से0 ( 2004 ), विशेष 
सचिव - सह - निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक 
वित्त निगम, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


, 


1 


N 


5 सितम्बर 2017 
सं 0 1 / सी0-1005 / 2016 - सा 0 प्र0-11457 भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को भा ० प्र० से0 
के वरीय कालमान ( संयुक्त सचिव स्तर – वेतनमान - लेवल -11 - रु. 67,700–2,08,700 / -) में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि 
से प्रोन्नति दी जाती है : 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

प्रोन्नति की तिथि 
श्री अरविन्द कुमार वर्मा (2012) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर 02.02.2017 

( अतिरिक्त प्रभार - बंदोबस्त 

पदाधिकारी, 

बक्सर ) 
श्री सुनील कुमार यादव ( 2012) उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 28.11.2016 

पदाधिकारी, जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण , 

मोतिहारी 
3 श्री अमित कुमार (2012 ) 

समाहर्ता एव जिला पदाधिकारी , लखीसराय 15.02.2017 
( अतिरिक्त प्रभार 

प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी , 

लखीसराय) 
4 श्री राघवेन्द्र सिंह ( 2013 ) अनुमण्डल पदाधिकारी , जयनगर, मधुबनी 

27.02.2017 
श्री धर्मेन्द्र कुमार (2013 ) अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिमी 

31.01.2017 
चम्पारण 
6 श्री योगेन्द्र सिंह ( 2013 ) अनुमण्डल पदाधिकारी, पटनासिटी, पटना 

01.01.2017 
7 श्रीमती शैलजा शर्मा (2013) उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक 01.01.2017 

पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर 
8 श्री नवदीप शुक्ला ( 2013 ) अनुमण्डल पदाधिकारी, आरा, भोजपुर 

01.01.2017 
9 श्री सुब्रत कुमार सेन ( 2013) अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़, पटना 

01.01.2017 


LO 


10 


श्री नवल किशोर चौधरी( 2013) 


अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद 


01.02.2017 


11 


सुश्री रंजिता (2013) 


10.02.2017 


अनुमण्डल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, 
मुजफ्फरपुर 


12 


श्री आनन्द शर्मा ( 2013 ) 


अनुमण्डल पदाधिकारी , मसौढ़ी, पटना 


01.01.2017 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


4 सितम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-23 / 2011 - सा 0 प्र0-11433 — श्री नरेन्द्र प्रसाद मंडल , भा 0 प्र0 से0 (2006), निबंधक , सहयोग समिा याँ , 
बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक अपर सचिव, सहकारिता विभाग , बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-23 / 2011 - सा 0 प्र0-11434 / श्री अशोक कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से0 ( 2006), अपर सचिव, पर्यटन विभाग, 
बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक निदेशक , पर्यटन , पर्यटन विभाग , बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


28 अगस्त 2017 
सं 0 1 / अ0-29 / 2008 - सा 0 प्र0-11011 - श्री आदेश तितरमारे, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2006 ), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , 
भागलपुर को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 03.06.2017 से 
10.06.2017 तक कुल 08( आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 


12 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


2. श्री आदेश तितरमारे से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना 
संख्या -6500 दिनांक 31.05.2017 द्वारा दिनांक 03.06.2017 से 10.06.2017 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश 
को दिनांक 03.06.2017 से 08.06.2017 तक के लिए स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 
उद्योग विभाग 


20-10-2017 तक 


- 


अधिसूचनाएं 

13 अक्तूबर 2017 
सं0 3(स0) / उ0 स्था o(अवकाश)07 / 17-4403 — श्री प्रदीप कुमार, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को 
अपने निजी खर्चे पर कार्यपालिका नियमावली के नियम -21 के 6 ( VII) के आलोक में दिनांक 16-10-2017 से दिनांक 

विदेश यात्रा ( दुबई ) की अनुमति प्रदान की जाती है । साथ ही दिनांक 16-10-2017 से दिनांक 
18-10-2017 एवं दिनांक 20-10-2017 तक कुल 04( चार) दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 19-10-2017 को 
राजपत्रित अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री उद्योग, बिहार , पटना का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ०) अस्पष्ट , अवर सचिव 


2 


10 अक्तूबर 2017 
सं 0 3(स0) / उ0 स्था o( प्रो 0 कार्यप्रब0) 19 / 07-4215 – विभिन्न जिला उद्योग केन्द्र में पदस्थापित निम्नांकित 
परियोजना प्रबंधकों को कार्यहित में कॉलम -4 में अंकित कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन 

प्रतिनियुक्त कार्यालय 
1 

3 

4 
1 . श्री श्यामू राम 

परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
अररिया । 

पूर्णियाँ । 
2 .. श्री अनिल कुमार मंडल परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 
बेगूसराय । 

मुंगेर । 
3 . श्री क्षत्री पासवान परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , परियोजना 

प्रबंधक - सह - प्रभारी 
शिवहर । 

महाप्रबंधक , जिला उद्योग 
गोपालगंज । 


केन्द्र , 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


प्रदीप कुमार, अपर सचिव । 


4 अक्तूबर 2017 
सं 0 3( स0) / उ0 स्था o( प्रो 0कार्यप्रब0)19 / 07-4214 — विभागीय अधिसूचना संख्या -2183 दिनांक 25-05-2017 
द्वारा परियोजना प्रबंधक से कार्यकारी प्रबंधक (वेतनमान पी 0बी0–3, ₹ 15,600-39100, ग्रेड पे ₹ 6600 ) में प्रोन्नत निम्नांकित 
पदाधिकारियों को कॉलम -4 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है : 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री खुर्शीद अहमद 


परियोजना 


प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र , जिला उद्योग केन्द्र , औरंगाबाद । 


- 


महाप्रबंधक, 
औरंगाबाद । 


2 . 


श्री रतन कुमार 


परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , बांका । जिला उद्योग केन्द्र, बांका । 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


w 


, 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


3. | श्री सुशील कुमार 


4 . 


श्री दामोदर तिवारी 


परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 
बांका सम्प्रति प्रतिनियुक्त योजना बांका , प्रतिनियुक्त योजना 
शाखा(मुख्यालय ), उद्योग विभाग । 

शाखा(मुख्यालय ), उद्योग विभाग । 
परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 
बेगूसराय । 

जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय । 
परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 
बेगूसराय । 

जिला उद्योग केन्द्र, अररिया । 
परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 


5 . 


श्री राम प्रपन्न चौधरी 


6 . 


श्री रमन जी प्रसाद 


7 . 


श्री मिथिलेश कुमार सिंह 


8 . 


श्री सुनील कुमार 


, 


भागलपुर । 

भागलपुर । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र , भोजपुर । 
भोजपुर । 
परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, 
भोजपुर । 

भोजपुर । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , बक्सर । जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर । 
परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी उप उद्योग 
बक्सर । 

निदेशक , उद्योग निदेशालय, 

बिहार 


9 . 


श्री रंजन कुमार सिन्हा 


10. | श्री विशेश्वर प्रसाद 


पटना । 


11. श्री राम किशोर कुमार 


परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
बक्सर । 

जिला उद्योग केन्द्र , लखीसराय । 


12. | श्री शिशुकांत मिश्रा 


परियोजना 


प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 


महाप्रबंधक , 


जिला 


उद्योग 


केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा । 


दरभंगा । 


13. | श्री संजय कुमार सिन्हा 


परियोजना 


प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र , जिला उद्योग केन्द्र, मोतिहारी । 


महाप्रबंधक, 


मोतिहारी । 


14. | श्री मकेश्वर द्विवेदी 


परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया । जिला उद्योग केन्द्र, गया । 
परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 


15. श्री एस 0 मुजफ्फर रजी 


गया । 


गया । 


16. | डॉ मनोज वर्मा 


परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 


गया । 


जिला उद्योग केन्द्र, नवादा । 


14 


बिहार गजट, 18 अक्तूबर 2017 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


17. | मो ० बेलाल 


परियोजना 


प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 


महाप्रबंधक, 


जिला 


उद्योग केन्द्र , जिला उद्योग केन्द्र , जहानाबाद । 


जहानाबाद । 


18. | श्री नागेन्द्र शर्मा 


19. | श्री अनिल कुमार सिन्हा 


परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर । जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर । 
परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 
कैमूर । 

मुजफ्फरपुर । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 


20 . 


श्री राम शरण राम 


महाप्रबंधक , 


जिला 


उद्योग 


केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया । 


खगड़िया । 


21. | श्री राम कुमार सिंह 


परियोजना 


प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 


22. श्री सत्येन्द्र कुमार 


महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र , मधेपुरा । 
मधेपुरा । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर । जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर । 


23. | श्री राजकुमार शर्मा, 


24. | श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा 


मुजफ्फरपुर । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा । 


नालन्दा । 


25. | श्री राजेश कुमार सिन्हा 


26. 


श्री केशरी 

कुमार 

मिश्र 


परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, 
पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त योजना पटना प्रतिनियुक्त योजना 
शाखा( मुख्यालय), उद्योग विभाग शाखा( मुख्यालय), उद्योग विभाग 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र , पूर्णियाँ । 
पूर्णियाँ । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास । 
रोहतास । 
परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
रोहतास । 

जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी । 


27. | श्री अखिलेश कुमार 


28. | श्री प्रमोद कुमार तिवारी 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


15 


, 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


29. | श्री वरूण कुमार 


परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 


रोहतास । 


जिला उद्योग केन्द्र, अरवल । 


30. | श्री अलख कुमार सिन्हा 


31. | श्री प्रेमचन्द्र झा 


परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र , समस्तीपुर । 
समस्तीपुर । 
परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 

जिला उद्योग केन्द्र , सारण , छपरा । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा । 
शेखपुरा । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 


वैशाली । 


32. श्री रामाशंकर पांडेय 


33. | श्री संजय कुमार , 


महाप्रबंधक , 


जिला 


उद्योग 


केन्द्र जिला उद्योग केन्द्र सहरसा । 


34. | श्री ललन कुमार 


35. | श्री मनोज रंजन श्रीवास्तव 


सहरसा । 
परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
शिवहर । 

जिला उद्योग केन्द्र, शिवहर । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सीवान । जिला उद्योग केन्द्र सीवान । 
परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , कार्यकारी प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, 
सीवान । 

सीवान । 
परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली । 


36. | श्री उदय सिंह 


37. | श्री सुनीत कुमार मिश्र 


वैशाली । 


38. | श्री कृष्ण कुमार भारती 


परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , पश्चिम जिला उद्योग केन्द्र, पश्चिम चम्पारण , 
चम्पारण , ( बेतिया ) । 

( बेतिया ) । 
सहायक निदेशक ( तक 0 ), तकनीकी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी उप 
विकास निदेशालय , बिहार , पटना । निदेशक( तक 0), 

तकनीकी विकास 
निदेशालय , बिहार, पटना । 


39. | श्री अशोक 

कुमार 

मंडल 


40. श्री कृष्ण कुमार राय 


सहायक निदेशक ( तक 0), तकनीकी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी औद्योगिक 
विकास निदेशालय , बिहार , पटना । अर्थशास्त्री, तकनीकी विकास निदेशालय, 


बिहार, पटना । 


16 


बिहार गजट, 18 अक्तूबर 2017 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


41. श्री रंजीत कुमार 


सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी उप उद्योग 
निदेशालय , बिहार, पटना । 

निदेशक, उद्योग निदेशालय , बिहार , 


पटना । 


42. श्री संजीत कुमार 


सहायक 


निदेशक( तक0 ). 


तकनीकी कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी सलाहकार, 


विकास निदेशालय , बिहार, पटना । 


खाद्य 


प्रसंस्करण 


निदेशालय , बिहार , 


पटना । 


43. श्री अशोक कुमार 


सहायक उद्योग निदेशक, हस्तकरघा कार्यकारी प्रबंधक - सह - प्रभारी सलाहकार , 
एवं रेशम निदेशालय , बिहार, पटना । खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, 


पटना । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रदीप कुमार, अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


17 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

18 सितम्बर 2017 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2016(खंड -1)-सा0 प्र0-12056 — सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना 
संख्या -1 / पी0-1001 / 2016 ( खण्ड -1) - सा 0 प्र0-9757 दिनांक 31.07.2017 की तृतीय पंक्ति में अंकित अपर सचिव के 
स्थान पर संयुक्त सचिव प्रतिस्थापित किया जाता है । 
2. तद्नुसार उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


18 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


अधीक्षक का कार्यालय 
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना 


- 


निविदा आमंत्रण सूचना 

24 जुलाई 2017 
सं 0 7468 — वित्तीय वर्ष 2017-18 में पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना के इंदिरा गाँधी केन्द्रीय आकस्मिक 
ईकाई के प्रथम, द्वितीय एवं तीसरे तल्ले , स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग के आकस्मिकी इकाई एवं वाह्य कक्ष , शिशु रोग विभाग 
के भूतल , प्रथम तल्ला एवं द्वितीय तल्ला, रेडियोलॉजी विभाग, क्लीनिकल पैथोलॉजी विभाग, रेडियोथेरापी विभाग , पाक्शाला, 
नशामुक्ति केन्द्र, औषधि एवं शल्य भण्डार, राजेन्द्र सर्जिकल ब्लॉक के भूतल , राजेन्द्र सर्जिकल ब्लॉक के पीछे, रक्त अधिकोष , 
मुख्य आकस्मिक विभाग के बाहर परिसर , बेरिकेटिंग के पास, महिला छात्रावास , अधीक्षक का कार्यालय परिसर एवं 
आवश्यकतानुसार अस्पताल के अन्य विभागों / वार्डो आदि में सी 0 सी 0 टी 0 पी 0 कैमरा, डी 0 पी 0 आर0, मोनिटर एवं यू0 पी 0 एस 0 के 
अधिष्ठापन हेतु इच्छुक सवेदकों से निविदा प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर खुली निविदा आमंत्रित की जाती 
है । निविदा दो भागों में होगी (1 ) तकनीकि निविदा ( 2) वित्तीय निविदा । तकनीकि निविदा के साथ सी 0 डी 0 के रूप में 
सॉफ्ट कॉपी भी संलग्न करना अनिवार्य होगा । तकनीकि निविदा ( सी 0 डी 0 सहित ) एवं वित्तीय निविदा अलग - अलग लिफाफो 
में विषय के साथ सूचना प्रकाशन के 30 ( तीस) दिनों के अन्दर निष्चित रूप से अधीक्षक का कार्यालय, पटना मेडिकल 
कॉलेज अस्पताल , पटना को निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट से उपलब्ध कराया जायेगा । निविदा सूची एवं शर्त किसी भी कार्य 
दिवस को कार्यालय कार्य अवधि में अधीक्षक का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना से अपने निबंधित फर्म 
द्वारा अनुरोध पत्र समर्पित कर प्राप्त किया जा सकता है या सूचना एवं जनसर्पक विभाग, बिहार , पटना के वेबसाईट 
www.prdbihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है । इस संबंध में दिनांक 21.08.2017 को अधीक्षक कार्यालय 
प्रकोष्ठ में Pre- Bid Meeting आहुत की गई है । जिसमें निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सषक्त बनाने हेतु नियमानुसार 
परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा । जिसके अनुपालन हेतु अधोहस्ताक्षरी बाध्य नहीं होगें । 

( ह 0) अस्पष्ट , 

अधीक्षक 

पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना । 
निविदा शर्त : 

(1) निविदादाता / एजेन्सी को जी 0एस0 टी 0 में निबंधित होना अनिवार्य होगा तद्नुसार सभी संबंधित अद्यत्तन निबंधन 
प्रमाण - पत्र संलग्न करना आवष्यक होगा । 

( 2) निविदा दो भागों में तकनीकि निविदा (हार्ड कॉपी एवं सौफ्ट कॉपी) एवं वित्तीय निविदा अलग - अलग लिफाफे में 
विषयांकित करते हुए मुंहरबंद होगा । 

( 3) तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा कम्प्युटर टंकित उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । किसी भी परिस्थिति में 
हस्तलिखित निविदा मान्य नहीं होगा । 

( 4 ) वित्तीय निविदा में अंकित दर अंक एवं शब्द दोनों रूप में अंकित किया जायेगा । अंक एवं शब्द में अंकित दरों में 
भिन्नता पाये जाने पर शब्द में अंकित वित्तीय दर ही मान्य होगा । 

(5 ) तकनीकि निविदा के साथ निविदाताओं को अग्रधन के रूप में 1,00,000 = 00 (एक लाख ) रूपये का बैक ड्राफ्ट , 
जो अधीक्षक पटना मेडिकल कालेज अस्पताल , पटना के पद नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा । सफल निविदादाता द्वारा 
कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व रू 0 5,00,000 = 00 (पाँच लाख ) बैंक गारटी के रूप में जमा किया जायेगा । 

( 6) निविदाताओं को तकनीकि निविदा के साथ कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र मूल 
रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा । यह कि मैं या मेरा फर्म / एजेन्सी को किसी भी सरकारी , अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा 
काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है न ही मेरे या मेरे फर्म को कोई अपराधिक मुकदमा के लिए दोषी नहीं ठहराया 
गया है । 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


19 


- 


(7) सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश के अनुरूप आपूरित सामग्रियों का अधिष्ठापन एवं संचालन तदनुसार संबंधित 
विभाग के सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अधिष्ठापन सह - संचालन प्रमाण - पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान की 
जायेगी । अधिष्ठापन एवं प्रथम सचालन हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा । 

(8 ) निविदादाता को विगत तीन वर्षों का कम से कम रू0-20,00,000 = 00 ( बीस लाख) प्रति वर्ष के दर से टर्न 
ओवर होना अनिवार्य होगा । तद्नुसार विगत तीन निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 का आयकर रिटर्न संलग्न 
करना अनिवार्य होगा । 

( 9) तकनीकि निविदा में पैन कार्ड की छाया प्रति, संलग्न करना अनिवार्य होगा । 

(10) सी 0 सी 0 टी 0 पी 0 कार्य के संचालन के लिए स्थान एवं बिजली की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन के द्वारा उपलब्ध 
कराया जायेगा । 

(11) निविदा को बिना कारण बताये अंशतः या पूर्णतः अस्वीकृत करने का अधिकार अधीक्षक , पटना मेडिकल कालेज 
अस्पताल, पटना के पास सुरक्षित है । 

( 12 ) वित्तीय निविदा में सी 0 सी 0 टी 0 भी कैमरा , डी 0 पी 0 आर0 , मोनिटर , यु ० पी ० एस 0 एवं वायर का दर प्रति पीस / प्रति 
मीटर दर्ज किया जायेगा ताकि आवश्यकतानुसार कभी भी किसी भी सामग्री का क्रय अलग से किया जा सके । 

(13) संबंधित एजेन्सी द्वारा आपूरित की जाने वाली सामग्रियों का अधिष्ठापन से एक वर्षों तक निःशुल्क रख -रखाव 
करना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात् रख - रखाव हेतु अगले पाँच वर्षों के लिए सी 0 एम 0 सी 0 का दर (प्रति वर्ष की दर) वित्तीय 
निविदा में ही अंकित करना अनिवार्य होगा । सी 0 एम 0 सी 0 का दर पर एकरारनामा करने हेतु संस्थान बाध्य नहीं होगा । 

(14) निविदादाता द्वारा सभी अधिष्ठापित किये जाने वाले सी 0 सी 0 टी 0 भी कैमरा उल्लेखित विशिष्टीकरण के अनुसार 
उच्च गुणवत्तायुक्त एवं Inter Net Protocole युक्त (IP with Night Vision) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । साथ ही 
अन्य सहायक उपकरण / सामग्री की गुणवत्ता भी उल्लेखित विशिष्टीकरण का भारतीय मानक के अनुरूप होना अनिवार्य होगा । 
विशिष्टीकरण निम्नवत् है । 

Specification of Camera 
PTZ CAMERA 
- Ultra -low illumination technology 
- 1 / 1.9 " HD CMOS Sensor 
- 1920 * 1080P Full HD , 36 X Optical; Zoom 

Smart features (Smart tracking, etc ), Optical defog 
- 120 db WDR 
- 200m IR distance 
- Wiper for self -cleaning (-W ) 

-Vandal- Proof (IK10 ) 
2 NETWORK CAMERA 

- 4K Ultra - HD 
-265 + / H.264 + / H.264 
- Intrusion & line Crossing & Object removal & unattended baggage & face detection 
- 120db WDR 
- IP67 
- 3 streams 
- Hilk- Connect Service 

Up to 128GB on - board storage 
3 NETWORK CAMERA 

- 4K Ultra - HD 
- H.265 + / H.264 + / H.264 
- Dark Fighter Ultra -Low Light technology 
- Intrusion & Line Crossing & Object removal & Unattended baggage & Face 
Detection. 
- 360 endless Pan Rome moveable 

Specification of DVR 
Camera Supported DVR- 04/08/16/32/36 Channel 

Specification of Monitor 
Camera & DVRSupported Monitor - 19 "/ 22 "/ 32 ” with full HD 


20 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


Specification of UPS 
UPS 600 VA / 1000VA (Make- Microtek /Luminous/Exide /Amron / 
Su -kam /Equvalent Quality ) 

Specification of Camera Wire 
Cat-6 E (Make - Phoenolex / Polycab /Delink /Equvalent Quality ) 

Specification of Supported Wire with PVC Pipe 
Wire- 1mm , 1.5mm ,2mm ,2.5mm (Make -Havells/Anchor/Equvalent Quality) 
PVC Pipe - 3/4 " , 1" , 1.5” (Make- Malhotra /Durga /Equvalent Quality) 

Specification of Power Supply 
5Amp, 10Amp, 20 Amp with Water Proof Box & Water Proof Power Supply (Make 
Havells/Anchor/Equvalent Quality ) 

Specification of Inverter 
Inverter - 1000VA (Make- Microtek /Luminous/Exide / Amron / Su -kam / Equvalent 
Quality ) 

Specification of Stablizer 
Stablizer 5KVA/3KVA ( Make- V - Guard/ Magna/ Havells/ Su - Kam/ Luminous/ 
Equvalent Quality ) 


(15) निविदादाता द्वारा तकनीकि एवं वित्तीय निविदा के साथ उपलब्ध कराये गये सभी अभिलेख स्वअभिप्रमाणित एवं 
मुहरित होगा । 


- 


(16) निविदादाता द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ - पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा 
कि तकनीकि एवं वित्तीय निविदा में संलग्न सभी अभिलेख सत्य एवं सही है । यदि भविष्य में कोई भी अभिलेख गलत पाया 
जाता है तो इसकी जिम्मेवारी निविदादाता की होगी । साथ ही अभिलेख गलत पाये जाने पर अग्रधन की राशि जब्त करते हुए 
निविदादाता के उपर वैधानिक कार्रवाई करने हेतु अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना पूर्णतः स्वतंत्र होगे । साथ 
ही वित्तीय निविदा के साथ प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ - पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा 
कि वित्तीय निविदा में अंकित किये जा रहे सभी सामग्रियों का दर एम0 आर0 पी 0 से कम एवं बाजार दर पर मूल्यकृत है, इससे 
कम दर पर किसी भी सरकारी संस्थान में इन सामग्रियों की आपूर्ति नहीं की गई है । 
( 17 ) किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक प्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय, पटना होगा । 

( ह0 ) अस्पष्ट, 

अधीक्षक 


पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना । 


सूचना 


सं 0 1233 - मैं , आर्यमन सिंह, पिता श्री उदय कुमार सिंह, उम्र लगभग -29 वर्ष, फ्लैट नम्बर -1605, ए ब्लॉक , 
आस्था कुंज अपार्टमेंट, प्लॉट नम्बर -3, सेक्टर -3, द्वारका, नई दिल्ली -110078, शपथ पत्र संख्या -16905 / 2017 दिनांक 
05.09.2017 से घोषणा करता हूँ कि आज से मैं अपने नाम के अंत में अपने पिता का सरनेम सिंह जोड़ना चाहता 

| अब मैं 
आर्यमन की जगह आर्यमन सिंह के नाम से जाना जाऊँगा । 


आर्यमन. 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


21 


No. 1233 — , Aryaman singh, S /o Sri Uday Kumar Singh, aged about 29 years , At . Flat 
No. 1605 , A - Block, Aastha Kunj Apartment, Plot No. 3, Sector - 3, Dwarka, New Delhi- 110078 , 
by profession Student do hereby solemnly affirm and declare that I have added the surname of 
my father Singh with my name Aryaman and as such I shall be henceforth known from today 
by the name of Aryaman Singh in all the matters . Affidavit No. 16905 dated 05.09.2017 . 

Aryaman. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 +10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


22 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा 

प्रकाशित 


कृषि विभाग 


आदेश 

25 सितम्बर 2017 
सं0 2 ( गो ०) सी०-2-123 / 17–960 / कृ ० — पुलिस महानिरीक्षक , विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग, बिहार, 
पटना के पत्रांक -224 दिनांक- 17.08.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री बैद्यनाथ रजक , संयुक्त निदेशक ( शष्य), सारण 
प्रमंडल, छपरा के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धन अर्जन के आरोप में विशेष निगरानी इकाई, थाना कांड संख्या -03 / 17 
दिनांक -17.08.2017 धारा -13 (2) सह - पठित 13 (1) ( e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 दर्ज किया गया है । मामले की 
समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली -1976 के नियम -19 (6) के आलोक 
में श्री रजक को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है । 

तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री बैद्यनाथ रजक, (बिहार कृषि सेवा कोटि -1 ( शष्य), वर्ग-1) संयुक्त निदेशक 
( शष्य), सारण प्रमंडल , छपरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक ( शष्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का कार्यालय निर्धारित 
किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
4. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
वीरेन्द्र कुमार सिंह , अवर सचिव । 


सं 0 2( गो ०) सी०-2-123 / 17-961 / कृ0 


कृषि विभाग 


संकल्प 

25 सितम्बर 2017 
चूँकि बिहार के राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री बैद्यनाथ रजक , तत्कालीन संयुक्त निदेशक 
( शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धन अर्जन के आरोप में विशेष निगरानी इकाई, थाना 
कांड संख्या -03 / 17 दिनांक -17.08.2017 धारा -13 (2 ) सह - पठित 13 (1 ) ( e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 दर्ज किया 
गया है, जिससे स्पष्ट है कि श्री रजक द्वारा कुछ अनियमितताएं की गई है, जिसके सिद्ध होने पर उन्हें वृहद दण्ड दिया जा 
सकेगा । 

2. अतएव बिहार राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) 
नियमावली -2005 के नियम -17 से 21 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री रजक के विरूद्ध प्रपत्र " क " में वर्णित आरोपों के 
लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाए । 

3. श्री रजक के विरूद्ध प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना को संचालन 
पदाधिकारी तथा संयुक्त निदेशक ( सांख्यिकी), बिहार , पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


23 


आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नक के साथ श्री बैद्यनाथ रजक , तत्कालीन संयुक्त 

निदेशक ( शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), भागलपुर प्रमंडल , 
भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
वीरेन्द्र कुमार 

सिंह , अवर सचिव । 


सं 0 5 निगो0 वि 0 (8) 06 / 2012-307 / नि ० गो 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 


थे । 


12 अक्तूबर 2017 
वर्ष 1994-95 में केन्द्र सरकार की सहायता से खगड़िया जिला के नवल किशोर टोला में रू 0 34.30 लाख की लागत से 
मछुआ आवास के निर्माण की योजना स्वीकृत हुई । स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध विभागीय अभियंता से कार्य कराने हेतु 27.25 लाख रूपये 
की राशि कनीय अभियंता श्री राजेश्वर सिंह को अग्रिम के रूप में दिया गया था । वित्तीय वर्ष 1995-96 से अग्रिम लेने के बाद यह 
योजना पूर्ण नहीं हुई । उक्त योजना को एक वर्ष के अन्दर ही पूर्ण होना चाहिए था परन्तु श्री सिंह के द्वारा सेवा निवृति वर्ष, 2010 तक 
कार्य को 

पूरा नहीं किया गया । इस तरह योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि श्री सिंह के पास बगैर उपयोग के पड़ी रही । उक्त लापरवाही के 
लिए सरकार द्वारा श्री राजेश्वर सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता के साथ - साथ श्री सियालाल साहू, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता 
को भी जिम्मेवार ठहराया गया क्योंकि तत्समय श्री सियालाल साहू, मत्स्य निदेशालय, बिहार , पटना के अभियंत्रण शाखा के प्रमुख 
उनके मार्ग दर्शन एवं दिशा -निर्देश में ही मछुआ आवास निर्माण का कार्य कराया जा रहा था परन्तु कार्य करने की दिशा में श्री साहू के 
द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया, कार्य करने की दिशा में अगर कठिनाइयाँ थी तो कठिनाइयों से उन्हें विभागाध्यक्ष को अवगत 
कराते हुए कार्य 

पूरा करने की दिशा में आवश्यक सुझाव दिया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किया गया । तदेन कनीय अभियंता ( श्री 
राजेश्वर सिंह) द्वारा जब मापी पुस्तिका समर्पित किया गया तो उसपर श्री साहू द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी एवं न ही 
अनियमितताओं से उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया । साथ ही मापी पुस्तिका को बिना कोई कारण दर्शाये सत्यापित नहीं कर 
मामले को लटकाया गया । 

2. उक्त अनियमितताओं / आरोप के लिए श्री साहू के विरूद्ध प्रपत्र - क में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित 
की गयी । विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत मामले में श्री साहू को दोषी पाया गया तथा इसके लिए विभागीय संकल्प -61 
निगो० दिनांक -02.03.2017 के द्वारा श्री साहू के पेंशन से दस प्रतिशत पेंशन की राशि की कटौती करने का आदेशनिर्गत किया गया । 

3. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री साहू द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद संख्या -224 / 2014 एवं आई० ए ० 
संख्या -1935 / 2017 दायर किया गया , जिसमें दिनांक -11.07.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्यायादेश द्वारा 
विभागीय दण्डादेश 61निगो0 दिनांक 02.03.2017 को खारिज कर दिया गया । 

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री सियालाल साहू, तत्कालीन कार्यपालक 
अभियंता, मत्स्य निदेशालय, सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से स्थायी रूप से रोके गये 10 % ( दस प्रतिशत) पेंशन की राशि को 
का निर्णय लिया गया है । 

5. उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सियालाल साहू, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मत्स्य निदेशालय, सम्प्रति 
सेवानिवृत का स्थायी रूप से रोके गये 10 % (दस प्रतिशत) पेंशन की राशि को मुक्त 

करते 

भुगतान 

की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
वीरेन्द्र 

कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


- 


मुक्त करने 


हुए पूर्ण पेंशन के 


24 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


सं 0 ग्रा ० वि०-14( म ० ) जहा0-02 / 2016–332439 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 


11 अक्तूबर 2017 
श्री बबलू कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी- सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी , घोषी, जहानाबाद के विरूद्ध जिला 
पदाधिकारी , जहानाबाद के पत्रांक- 576 दिनांक 23.09.2016 द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने , वित्तीय अनियमितता करने 
तथा जानबूझकर एक लाभार्थी के अनुदान राशि बैंक में क्रेडिट कराकर अनुचित लाभ लेने आदि के लिए आरोप प्रपत्र क गठित 
कर विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त कराया गया । 

(2 ) श्री कुमार से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, जहानाबाद 
का मंतव्य प्राप्त किया गया। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद ने श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं 
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त मंतव्य के सम्यक् समीक्षोपरान्त विषयगत मामले की वृहद जाँच हेतु श्री कुमार के विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । 

(3 ) तद्आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली-2005 के नियम- 17(2) के तहत् 
इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अनुराग कौशल सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना 
को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है । 

( 4) श्री बबलू कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी- सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद से यह 
अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके 
समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश: —आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी 
सम्बन्धित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

महेन्द्र भगत , उप- सचिव । 


सं0 एल / एच ० जी०-14-12 / 2017-8887 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


संकल्प 

9 अक्तूबर 2017 
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना 
के पत्रांक -1550, दिनांक 03.05.2017 के द्वारा श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, जिला समादेष्टा (निलंबित), बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 
मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिना अनुमति / अवकाश स्वीकृत कराये हुए सरकारी वाहन सं० – बी ० आर०-01पी ०ए०-4227 लेकर 
भोजपुर जिला के करमन टोला स्थित रिलायन्स ट्रेंड मॉल के आउटलेट पर दिनांक 16.04.2017 को पाये जाने, नशे की 
हालत में मॉल के कैशियर श्री पिन्टू कुमार, पिता - श्री रामाकान्त चौधरी, ग्राम - बकरीथान, उदवन्त नगर, जिला - भोजपुर के 
साथ गाली - गलौज एवं हंगामा करने से संबंधित आरोप जैसा कि आरोप प्रपत्र - क में प्रतिवेदित है (यथा - अनुलग्नक 
प्रपत्र - क में वर्णित), पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 

2. पुलिस उप महानिरीक्षक - सह - उप महासमादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के 
पत्रांक -1550, दिनांक 03.05.2017 के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक -4215, दिनांक 19.05.2017 द्वारा 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)(क) एवं (ग) के तहत श्री हरेन्द्र कुमार 
सिंह, जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर को आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए 
विभागीय कार्यवाही के अधीन निलंबित किया गया । 

3. विभागीय पत्रांक -4518, दिनांक 25.05.2017 द्वारा श्री सिंह से उनके विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र - क साक्ष्य सहित 
उपलब्ध कराते हुए बचाव अभिकथन की मांग की गयी 


बिहार गजट , 18 अक्तूबर 2017 


25 


4. उपरोक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र क पर अपना बचाव अभिकथन दिनांक 
12.06.2017, समादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक -2356, दिनांक 23.06.2017 के माध्यम से विभाग 
को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोप को स्वीकार नहीं किया गया । 

5. आरोपी के द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन दिनांक 12.06.2017 पर विभागीय पत्रांक -6962, दिनांक 28.07.2017 के 
द्वारा महासमादेष्टा , मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना से मंतव्य की मांग की गयी । 

6. मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक -3231, दिनांक 29.08.2017 के द्वारा श्री सिंह के बचाव 
अभिकथन पर मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी द्वारा चारों आरोपों पर दिए गए स्पष्टीकरण को 
संतोषजनक नहीं बताया गया है । 

7. अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, निलंबित जिला समादेष्टा , बिहार गृह 
रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 
17(5)(क ) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया । इस हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर को 
उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

श्री सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


